निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 702) पटना , वृहस्पतिवार , 1 सितम्बर 2016 

बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 

___ 23 अगस्त 2016 
सं0 5155( 5 ) वि0प0 — बिहार विद्यापीठ , पटना की 32 एकड़ किमती भूमि को कुछ लोगों द्वारा 
फर्जी तरीके से बेच देने एवं जालसाजी कर दाखिल खारिज करा लेने से संबंधित विषय पर बिहार विधान 
परिषद् के 177 वें सत्र में प्रो0 संजय कुमार सिंह, स0वि0प0 द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या आर 
03 पर माननीय सभापति महोदय , बिहार विधान परिषद् ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य 
संचालन नियमावली के नियम 65 एवं तत्संबंधी अन्य उपबन्धों का प्रयोग करते हुए सदन के निम्नांकित 
माननीय सदस्यों की एक विशेष जाँच समिति पुनर्गठन करने की कृपा की है: 
1. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा 

अध्यक्ष 
2. श्री केदार नाथ पाण्डेय 

सदस्य 
3. डा0 रामवचन राय 

सदस्य 
माननीय सभापति महोदय , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

सुनील कुमार पंवार , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 702- 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


